सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 आश्विन , 1943 ( श ० ) ) 
23 सितम्बर , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -485 राँची , 

गुरूवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 


3 अगस्त , 2021 


संख्या -1 / पी०-101 / 2014 अंश -1 का०-3730 -- सचिव , परिवहन विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री कमल किशोर सोन , भा.प्र.से. ( झाः 1998 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
सचिव , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , झारखण्ड , 
राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -1 / पी०-101 / 2014 अंश -1 का०-3731 -- सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य 
विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती पूजा सिंघल , भा.प्र.से. ( झाः 2000 ) ( अतिरिक्त 
प्रभार- सचिव , उद्योग विभाग तथा प्रबंध निदेशक , जियाडा , राँची को स्थानान्तरित करते 

हुए 

अगले 
आदेश सचिव , उद्योग विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

श्रीमती सिंघल अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव , खान एवं भूतत्व 
विभाग , झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 


2 . 


2 


7 


> 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 23 सितम्बर , 2021 
संख्या -1 / पी०-101 / 2014 अंश -1 का०-3732 -- सचिव , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , 
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित डॉ ० अमिताभ 
कौशल , भा.प्र.से. ( झाः 2001 ) ( अतिरिक्त प्रभार- सचिव , आपदा प्रबंधन प्रभाग , झारखण्ड , राँची ) को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य 
विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. डॉ ० कौशल अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव , आपदा प्रबंधन प्रभाग , 
झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


संख्या -1 / पी०-101 / 2014 अंश -1 का०-3733 -- सचिव , खान एवं भूतत्व विभाग , झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री के ० श्रीनिवासन , भा.प्र.से. ( झाः 2005 ) ( अतिरिक्त प्रभार- अध्यक्ष - सह - प्रबंध 
निदेशक , JSMDC तथा खान आयुक्त , झारखण्ड ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव , 
परिवहन विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / पी०-101 / 2014 अंश -1 का०-3734 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री अमीत कुमार , भा.प्र.से. 
( झाः 2010 ) को अगले आदेश तक उत्पाद आयुक्त , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 


2 
. 


श्री कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , झारखण्ड विभरेज 
कॉरपोरेशन , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या -1 / पी०-101 / 2014 अंश -1 का०-3735 -- उप निदेशक ( प्रशासन ) , श्री कृष्ण लोक प्रशासन 
संस्थान , राँची के पद पर पदस्थापित श्री हिमांशु मोहन , भा.प्र.से. ( झाः 2016 ) को स्थानान्तरित करते 
हुए अगले आदेश तक सचिव , झारखण्ड लोक सेवा आयोग , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र भूषण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


7 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 485 -- 50 


